निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 फाल्गुन 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 21 मार्च 2014 


( संo पटना 317 ) 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

___ 28 फरवरी 2014 
सं० एम - 4- 46/ 2012 - 1980 /विo — बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 203 ( क ) में वर्णित 
प्रावधान के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक “ ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स " को राज्य सरकार के 
सेवानिवृत कर्मियों को पेंशन के भुगतान बैंक के माध्यम से करने की योजना में सम्मिलित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


